रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 17, 2003 / माघ 28, 1924 
NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 17, 2003/ MAGHA 28 , 1924 


सं . 49 
No. 491 


- 


॥ 


- 


. 


..... 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
___ सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2003 

सं . 63/ 2002 - 2007 
फा . सं . 01/ 94/ 180/ एसएडी/ डीईपीबी/ एएम 03/ पीसी -IV . - आयात -निर्यात नीति , 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2.4 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा डीईपीबी दरों के परिकलन में विशेष अतिरिक्त शुल्क ( एस ए 
डी ) के खण्ड करने के कारण पूरक डी ई पी बी जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैं : 


सार्वजनिक सूचना सं०..... 62 दिनांक 17 - 2- 2003 की ओर ध्यान 
दिलाया जाता है जिसमें कि पोतलदान के लिए संशोधन डी ई पी बी दर अधिसूचित की गई है, 
जहाँ अनुमत निर्यात के आदेश की तारीखं 1 अप्रैल , 2002 अथवा उसके बाद है । 


1. ऐसे मामलों में जहाँ अनुमत निर्यात के आदेश की तारीख 1 अप्रैल, 2002 या उसके 
बाद है और निर्यातकों ने शिपिंग बिलों के संबंध में डी ई पी बी क्रेडिट के लिए आवेदन नहीं 
किया है, तो वह सार्वजनिक सूचना सं0 62 दिनांक 17 -2 -2003 ... द्वारा अधिसूचित 
नई दरों के साथ डी ई पी बी के लिए आवेदन कर सकता है । ऐसे आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के 
परिशिष्ट 10ग में प्रस्तुत किए जाएंगे | 


2.. ऐसे मामलों में जहाँ अनुमत निर्यात के आदेश की तारीख 1 अप्रैल, 2002 या इसके 
बाद है और डी ई पी बी दर अंकित कर दी गई है, निर्यातकों ने शिपिंग बिलों डी ई पी बी 
क्रेडिट के लिए पहले ही आवेदन कर रखा है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुमत निर्यात के आदेश 
की तारीख से लागू दरों के अनुसार मूल डी ई पी बी दरें जारी करेगा । ( सार्वजनिक सूचना 
सं0. .. 62 दिनांक 17 - 2 - 2003 .... द्वारा अधिसूचित नई दरों को ध्यान में न रखते 
हुए) फिर भी यदि डी ई पी बी दर अंकित नहीं की गई है तो निर्यातक से उपर्युक्त पैराग्राफ 1 
सार्वजनिक सूचना सं0... 62 दिनांक 17 -2 - 2003 . ?. द्वारा अधिसूचित नई दरों के 
अनुसार दावे को संशोधित करने के लिए कहा जा सकता है । 


446 GI / 2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. .. .[PARTI - SEc . 1] 


- 


3. ( क ) उन मामलों में, जहाँ निर्यातक ने उन शिपिंग बिलों के डी ई पी बी पहले प्राप्त 
कर लिए हैं जिनके अनुमत निर्यात के आदेश की तारीख 1 अप्रैल, 2002 अथवा उसके बाद 
की है, निर्यातक सार्वजनिक सूचना संख्या 62 दिनांक 17 - 2- 2003 के तहत 
अधिसूचित संशोधित दरों और अनुमत निर्यात के आदेश, यदि कोई हो, की तारीख को लागू 
दरों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप अतिरिक्त दावे के लिए एक अकेले पूरक डी ई पी बी हेतु 
आवेदन करेगा । ऐसे आवेदन इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में संबंधित 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी को स्वयं प्रस्तुत करें । आवेदन के साथ अपेक्षित शुल्क हेतु केवल टी आर 
जमा कराना होगा । 
ख ) एक अकेले दावे हेतु आवेदन करते समय निर्यातक के पास सभी 
हस्तान्तरणीय / वास्तविक प्रयोक्ता डी ई पी बी हेतु पूरक डी ई पी बी प्राप्त करने का विकल्प 
होगा । सभी हस्तान्तरणीय डी ई पी बी अथवा विनिदिष्ट पत्तन से सभी प्रयोक्ता डी ई पी बी को 
इकट्ठा करने का निर्यातक के पास विकल्प होगा । हस्तान्तरणीय डी ई पी बी को वास्तविक 
प्रयोक्ता डी ई पी बी और विलोमतः निम्न प्रकार से इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी: 
(i) 1 अप्रैल , 2002 या उसके बाद के आर्डर के लिए अनुमत निर्यात की शिपिंग बिल 

जिनके पूर्व में जारी प्रत्येक डी ई पी बी के लिए अलग से पूरक डी ई पी बी । 
( ii ) शिपिंग बिलों के लिए पंजीकरण करने वाले पत्तन के पूर्व डी ई पी बी के पूरक 

दावे के बराबर पंजीकरण करनेवाला प्रत्येक पत्तन हेतु एक समेकित डी ई पी बी । 
(iii) जहाँ अनुमत निर्यात के आदेश की तारीख 1 अप्रैल , 2002 या बाद हो , डी ई पी 

बी वैल्यू लगभग 5 लाख रू0 करने हेतु पूरक दावे को जोड़कर पत्तनवार अलग 
अलग डी ई पी बी । कम्प्यूटर इन्हें अलग- अलग करेगा और निर्यातकों को इस 

संयोजन आवेदन पत्र में उल्लेख करने की जरूरत नहीं होगी । 
(iv ) विकल्प अपरिवर्तनीय रहेगा और आवेदन दाखिल करने के बाद विकल्प को बदलने 

का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( ग ) प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1) के परिशिष्ट 29 में यथा निर्दिष्ट दरों पर लाइसेंस दिया 
जाएगा। तथापि, लाइसेंस शुल्क की गणना समेकित पूरक डी ई पी बी वैल्यू के आधार पर 
गिनी जाएगी और आवेदन के साथ एकमुश्त जमा करनी पड़ेगी । निर्यातक के द्वारा चुने गये 
विकल्प के अनुसार विभाजित डी ई पी बी दावेदारी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा । 
( ध ) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास इन पूरक डी ई पी बी दावों के लिए आवेदन 
करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2003 होगी । 
( ङ) सभी शिपिंग बिलों जिनके अनुमत निर्यात के आर्डर की तिथि 1 अप्रैल , 2002 या 
उसके बाद की है, के लिए केवल मूल डी ई पी बी लाइसेंसधारक ( अनन्तरित व्यक्ति नहीं ) 
पूरक दावेदारी के लिए पात्र होगा । 


( च ) पूरक डी ई पी बी पर अतिरिक्त पृष्टांकन करना होगा कि वह पूर्व डी ई पी बी संख्या 

दिनांक __ _ के क्रम में है, ताकि निर्यातक को सीमा शुल्क 
कार्यालय में डी ई पी बी की जाँच में होनेवाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़े । 
( छ) पूरक डी ई पी बी अपने जारी होने की तारीख से 12 महीनों के लिए वैध होगी । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ज) पूरक डी ई पी बी पर पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य मूल डी ई पी बी के पोत पर्यन्त 
निशलक मूल्य जितना होगा तथा पूरक डी ई पी बी के प्रति आयातों के डी ई पी बी और 
लागत बीमा भाड़ा मूल्य उन पर लागू पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक सीमित होगा | पैरा 4. 46 
में यथाउल्लिखित शर्त में छूट दी गई है ताकि मूल डी ई पी बी पर लागू पोत पर्यन्त निशुल्क 
मूल्य को नजर अंदाज किया जा सके । 
झ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 8.4 के अधीन ऐसे पूरक दावों के लिए पूरक कटौती का 
प्रावधान लागू नहीं होगा । 
ञ) जहाँ मूल दावे विलम्ब कटौती के अधीन हैं वहाँ पूरक दावे के लिए भी विलम्ब कटौती 
की वहीं प्रतिशतता लागू होगी । 
ट) जहाँ मूल डी ई पी बी वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ जारी कियागयाथा वहाँ पूरक 
डी ई पी बी भी वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ जारी की जाएगी । तथापि अगर बाद में 
आवेदक निर्यात आय की प्राप्ति का सबूत प्रस्तुत करता है लो लाइसेंसिंग प्राधिकारी उक्त पूरक 
डी ई पी बी पर हस्तान्तरणीस शर्त पृष्तांकित कर सकता है। 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एल. मानसिंह , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


डी ई पी बी कर की गणना करते समय विशेष अतिरिक्त शुल्क के खण्ड को ध्यान में रखते हुए 

पूरक शुल्क छूट पास बुक (जीईपीबी) के आवेदन का प्रपत्र 
टिप्पणी : 1. कृपया इस आवेदन प्रपत्र की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें । 


1. 
2 . 


........... रुपए 

रुपए 


. 


. 


. 


. 


आई ई सी संख्या ......................... ........... शाखा कोड... 
आवेदक का नाम व पता 

: .................. 
निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य : अंकों में ... 
( कमीशन सहित ) 

: शब्दों में 
कुल पूरक डीईपीबी हकदारी का दावा : अंकों में 

: शब्दों में .. 
आवेदन शुल्क 

रूः ............. 
बैंक रसीदाई एफ ही/ डी डी सं . दिनांक.... 
द्वारा जारी 


............. रुपए 

रुपए 


वाराणास 


: 1. .......... 


मूल डी ई पी बी आवेदनों की 
कुल संख्या फाइल सं0 सहित 


कृपया इस सार्वजनिक सूचना 
के पेराग्राफ ( ख ) 
के अनुसार विकल्प दर्शाये 
( कृपया सम्बद्ध कॉलम में हां लिखें ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI---SEC . 1] 


घोषणा/ शपथ पत्र 


मैं / हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी/ हमारी अधिकतम 
जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और कोई भी जानकारी छुपाई या रोकी नहीं गयी 
है । 
मैं / हम यह पूर्ण रूप से समझता हूँ / समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी 
जानकारी यदि असत्य या झूठी सिद्ध हुई तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई या कोई 
भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 
मैं / हम विदेश व्यापार ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992, उसके अधीन बनाए गए 
नियमों और आदेशों, निर्यात एवं आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों का पालन 
करने का वचन देता हूँ/ देते हैं । 
मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त शिपिंग बिलों के ब्यौरे से संबंधित पहले के 
सार्वजनिक सूचना सं०... 62 दिनांक 17-2 - 2003 के अनुसार संशोधित डी ई पी बी 
दरों के परिणामस्वरूप किसी पूरक डी ई पी बी का दावा नहीं किया गया है । . . 
मैं /हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि के बाद 
या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त की है, कोई 
निर्यात आया बकाया नहीं है । 
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं स्थापित करने और नीति के पैरा 9. 9 के अनुसार इस 
घोषणा पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत हूँ । 
मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ / करते हैं कि निर्यात कारोबार से वसूली न होने के मामले में 
अथवा कम वसूली होने पर, हम निर्यात आय की वसूली न होने अथवा कम वसूली होने की 
दशा में , पहले ही प्राप्त डी ई पी बी पात्रता के बराबर राशि और भुगतान की तारीख को डी 
ई पी बी के तहत किए शुल्क मुक्त आयात की तारीख से आंकलित 15 प्रतिशत ब्याज 
सहित को नकद भुगतान करेंगे । 

आवेदक के हस्ताक्षर : ............. 
नाम : 

पदनाम : . 
कार्यालय का पता . : ......... 

टेलीफोन नं0 : ..... 
आवासीय पताः 

ई. मेल पता : .... 
दिनांक : 
स्थान ; 


. 


. 


आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज 


परिशिष्ट - 29 के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरुप बैंक रसीद ( दो प्रतियों 
में /डिमांड ड्राफ्ट) । 


( 11- 0451) 


भारत का राजपत्र : अंसाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 17th February, 2003 

No .63/2002 - 2007 
F. No .01/94 / 180 /SAD /DEPB /AM 03 /PC - IV - In exercise of powers conferred under paragraph 2 .4 of the 
Export and Import Policy, 2002 – 2007, the Director General of Foreign Trade hereby formulates the following 
guidelines for the issuance of supplementary DEPB on accountof the factoring of Special AdditionalDuty (SAD ) 
in the computation of DEPB rates . 

Attention is invited to PN No. 62 dated 17 . 2 . 2003 notifying revised DEPB rate for 
the shipments where the date of order of Let Export is on or after 1st April, 2002. 


1 ) In cases where the exporter has not applied for DEPB credit in respect of shipping 

bills where date of order of Let Export is on or after 1st April, 2002, he can apply 
for the DEPB with new rates notified by Public Notice No .62 dated 17 . 2 . 2003 . 
Such applications shall be filed in the appendix 10C alongwith prescribed 

documents as per procedure given in Handbook ( Vol. 1 ) 
2 ) In cases where the exporter has already applied for DEPB credit by 18th February , 

2003 in respect of shipping bills where date of order of Let Export is on or after 1st 
April, 2002 , the licensing authority shall issue the original DEPB as per the rates 
applicable on the date of order of Let Export ( without giving effect to the new rates 
notified by Public Notice No . 62 dated 17 . 2 . 2003) . However , if the DEPB has not 
been printed by 20th February 2003, the exporter may be asked to revise his claim 
as per the new rates notified by Public Notice No. 62 dated 17 . 2 . 2003 as per 

procedure stated in paragraph 1 above . 
3 ) a) In cases where the exporter has already obtained DEPB in respect of shipping bills 

where date of order of Let Export is on or after 1st April , 2002, the exporter shall 
apply for one single supplementary DEPB for additional claim on account of 
difference between the revised rates notified under Public Notice No . 62 dated 
17 . 2 . 2003 and the rates applicable on the date of order of let export . if any . Such 
applications shall be filed manually at the concerned licensing authority in the 
format as given in Annexure to this Public Notice . Only TR for the requisite fee 
shall be submitted with the application . No other document shall be required to be 
furnished . 
b ) The exporter while applying for a single claim shall have the option to obtain the 
supplementary DEPB for all transferable / actual user DEPB ( the exporter shall have 
the option to combine either all transferable DEPBs or all actual user DEPBs from a 
specified port. Combination of transferable DEPB with actual user DEPB and vice - a . 
versa shall not be permitted ) in the following manner: 


i) Separate supplementary DEPBs for each of the DEPBs issued earlier in respect 

of shipping bills where date of order of Let Export is on or after 1st April , 
2002, 


ii ) One consolidated supplementary DEPB, for each port of registration , for all 

the past DEPBs issued earlier in respect of shipping bills where date of order 
of Let Export is on or after 1st April, 2002. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 1] 


iii) Portwise split up supplementary DEPBs shall be issued by the concerned 

licensing authority to make the DEPB supplementary value near Rs. 5 .00 
lakhs. The computer would do this split up and the exporters are not 
required to indicate this split up combination in the application form . 


iv ) The option will be irrevocable and no request to change the options 

will be entertained once application has been filed at the counter . 


c) Licence fee shall be at rates as specified in Appendix - 29 of the Handbook of 

Procedures ( Vol. 1). However, the licence fee shall be calculated off a consolidated 
supplementary DEPB value basis and deposited in lump sum alongwith the 
application irrespective of the option exercised by the exporter In paragraph 3 (b ) 
above. No additional fee shall be charged for splitting up the DEPB claims as per the 
option exercised by the exporter. 


d ) Last date for filing such DEPB supplementary claims with the concerned licensing 

authority will be 30th September, 2003. 


. 


. 


e) The original DEPB licence holder (not the transferee) will only be eligible to file 

supplementary claim for all the shipping bills where date of order of Let Export Is 
on or after 1st April , 2002. 


f) The regional licensing authorities shall endorse the supplementary DEPBs with 

endorsement that the same is in continuance of the earlier . DEPB No (s) 
dated so that exporters may not face any problem in the verification of the 
DEPB from the Customs. 


g ) The supplementary DEPB shall be valid for a period of 12 months from the date of 

its issuance . 


h ) The FOB value on the supplementary DEPB shall be the same as the FOB value of 

the original DEPB and the CIF value of imports against supplementary DEPB shall be 
restricted to the FOB value so imposed . The condition as mentioned in paragraph 
4 . 46 stand relaxed so as to ignore the FOB value imposed on the original DEPB . 


i) The provision of supplementary cut under paragraph 9 . 4 of the Handbook of 

Procedure shall not be applicable for such supplementary claim . 


j) In cases where the original claim was subject to late cut, the supplementary claim 

shall also be subjected to the same percentage of late cut. 


k ) In cases where the original DEPB was issued with actual user condition , the 

supplementary DEPB shall also be issued with actual user condition . However, if 
subsequently applicant furnishes proof of having realised the export proceeds, the 
licensing authority may endorse transferable condition on such supplementary DEPB . 


This issues in public interest . 


L.MANSINGH, Director Generalof Foreign Trade 


{ TÍ – 


613 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Annexure 
APPLICATION FORM FOR SUPPLEMENTARY DEPB ON ACCOUNT OF 

FACTORING IN SAD IN DEPB RATE COMPUTATION 


Note : Please submit two copies of this application form . 


IEC Number : . . . , 


Branch Code : , . . . . . 


1 . 


Name and address of the 
Applicant 


FOB value of exports 
( inclusive of commission ) 


: 


3 . 


Total supplementary DEPB 
entitlement claimed 


In figures : R $ . . . . . . .. 
In words : Rs . . . . . . . . 
In figures : Rs . . . 
In words : Rs . . . . . . 
Rs . . . . . . . . . . . . . . 
Da ted . . . 

. . . . .. . .. 


Application fee 
Bank receipt / EFT / DD NO , . 
Issued by 


: 


Total number of original DEPB 
applications with file 
numbers , 


2 . 


. . . . . . . 


3 . 


" 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


: 


Please indicate option as per 
paragraph 3 (b ) of this Public 
Notice ( Please write Yes in 
the relevant colwan ) . 


i ) 
ii ) 
iii ) 


[ 
[ 
[ 


] 
] 
] 


DECLARATION /UNDERTAKING 


( 1 ) I / We hereby declare that the particulars and the statements made in 

this application are true and correct to the best of my / our knowledge 
and belief and nothing has been concealed or held therefrom . 


( 2 ) I / We fully understand that any information furnished in the application 

if proved incorrect or false will render me / us liable for any penal 
action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise 
warranted . 


( 3 ) I /We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade 

(Development and Regulation ) Act , 1992 , the Rules and Orders framed 
thereunder , the Export and Import Policy and the Handbook of 
Procedures , 


( 4 ) I /We hereby declare that no supplementary DEPB has been claimed on 

account of revised DEPB rates as per Public Notice No . 62 da ted 
17 . 2 . 2003 earlier pertaining to the file numbers mentioned in column 5 
of the application form . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ol 


[PART I — Sec . 1] 


( 5 ) I /We further declare that no export proceeds are outstanding beyond the 

prescribed period as laid down by the RBI , or such extended period for 
which RBI permission has been obtained . 


( 6 ) I hereby certify that I am authorised to verify and sign this 

declaration as per Paragraph 9 . 9 of the Policy . 


( 7 ) I /We further declare that in case of non realisation of export proceeds 

of lesser realisation of export proceeds , we shall pay , in cash , an 
amount equivalent to the DEPB entitlement already obtained on the non 
realised or lesser realised value of export proceeds together with 15 % 
interest reckoned from the date of duty free imports effected under 
DEPB to the date of payment . 


Signature of the Applicant : . . . 


Name : 
Designation : 
official address : 


. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 


Tele No : 
Residential 

address : 
E . Mail address : 


Date : 
Place : 


Documents to be enclosed with the application form 


1 Bank Receipt ( in duplicate ) / Demand Draft evidencing payment of 

application fee in terms of Appendix - 29 . 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ILLIGT 


THE 


MU 


